रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D. L.-33004 /99 


AUTAM 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 14 , 2010 / वैशाख 24 , 1932 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 14 , 2010/ VAISAKHA 24, 1932 


appa 


सं . 932 ] 
No. 932 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 मई, 2010 
सं. 38 / 2010 - सीमा - शुल्क ( गै. टै . ) 
का . आ . 1106 ( अ). - सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 52 ) की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) , धारा 5 की उप - धारा ( 1 ) के 
साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क एवं सीमा - शुल्क बोर्ड मैसर्स पी . पी. एक्सपोर्ट्स , एम 
आई रोड , बाटा लेन , जयपुर एवं अन्य के मामले में अपर निदेशक , 
राजस्व आसूचना महानिदेशालय , दिल्ली जोनल यूनिट , नई दिल्ली के 
द्वारा फा . सं. 840/ जे पी आर/19- एल वी आई/ 2008 /119 -147 , 
दिनांक 25 जनवरी , 2010 के तहत जारी किये गये कारण बताओ 
नोटिस के मामले में न्यायनिर्णयन करने के लिए आयुक्त, सीमा - शुल्क 
(निर्यात ) , न्हावा शेवा को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और 
कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्द्वारा आयुक्त , सीमा - शुल्क , 
जयपुर को उभय न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त करता है । 

[ फा . सं. 437/10/2010 - सीमा - शुल्क - IV ] 

नवराज गोयल , अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May , 2010 

No. 38/ 2010 - Customs ( N. T . ) 
S . O . 1106 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by sub -section (1) of Section 4 read with sub -section ( 1 ) of 
Section 5 of the CustomsAct , 1962 (52 of 1962 ), the Central 
Board of Excise and Customs hereby appoints the 
Commissioner of Customs, Jaipur to act as a common 
adjudicating authority to exercise the powers and discharge 
the duties conferred or imposed on the Commissioner of 
1835 GI/2010 

( 1 ) 


Customs ( Export ), Nhava Sheva for the purpose of 
adjudicating the matters relating to Show Cause Notice 
pertaining to M/s. P . P . Exports , M. I. Road, Bata Lane , 
Jaipur and others , issuedvide, F. No. 840/JPR/ 19- LVI/ 2008 / 
119 - 147 , dated the 25th January , 2010 , by the Additional 
Director, Directorate General of Revenue Intelligence,Delhi 
Zonal Unit, New Delhi. 

[ F . No. 437/ 10/ 2010- Cus .-IV ] 
NAVRAJ GOYAL , Under Secy . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 मई , 2010 
सं . 39 / 2010 - सीमा - शुल्क ( गै, टै. ) 
का . आ . 1107 ( अ). - सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 52 ) की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) और धारा 5 की उप 
धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क एवं सीमा - शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 134 /2008 - सीमा - शुल्क 
( गै.टे. ), दिनांक 19 दिसम्बर , 2008 , जिसे का . आ . 2937 ( अ ) , 
दिनांक 19 दिसम्बर , 2008 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के 
भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड ( i), में प्रकाशित किया गया था , में 
निम्नलिखित संशोधन करता है यथा : 

उक्त अधिसूचना में , "न्याय निर्णयन के उद्देश्य से " शब्दों से 
प्रारम्भ होने वाले और " दिनांक 13 मई , 2008 " शब्दों, अक्षरों और 
अंकों से समाप्त होने वाले हिस्से के स्थान पर , 

" श्री सचिन धनराज जैन ( प्रोप्राइटर ) , मैसर्स श्री विक्रन 
ओवरसीज, 3, गोविन्द बिल्डिंग , सामने हेरिटेज होटल , आरे रोड , गोरे 
गांव ( पूर्व ) मुम्बई - 400063 एवं अन्य के मामले में 
फा . सं . डी . आर. आई/एफ जेड यू/ जी / आई एन वी -07/ 05 - 06 , 
दिनांक 13 मई , 2008 के तहत और श्री कमलेश जे. शर्मा ( प्रोप्राइटर ) , 
मैसर्स देव टेक्सप्रो , सं. 110 , प्रथम तल , लतीफाबाद सं . 3 , लकी 
स्टार , जीरव बाई सादिया रोड, परेल ( पू.) , मुम्बई -400012 एवं अन्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( ii )] 


%E 


- 


- 


के मामले में फा . सं. डी आर आई/ एम जेड यू/ 6 / आई एन वी - 08/ 05 - 06: खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ), में प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित 
के तहत जारी कारण बताओ नोटिसों के मामले में न्याय निर्णयन के संशोधन करता है , यथा : 
उद्देश्य से " शब्द , कोष्ठक , अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे । उक्त अधिसूचना में शब्द और कोष्ठक , " आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद 

[ फा . सं. 437/ 42 / 2008 - सीमा - शुल्क -IV ] शुल्क ( न्यायनिर्णयन ) चेन्नै " के स्थान पर शब्द और कोष्ठक " आयुक्त , 
नवराज गोयल , अवर सचिव . 

सीमा शुल्क ( समुद्री पत्तन - आयात ) , चेन्नै " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 
टिप्पण : - प्रधान अधिसूचना को का . आ . 2937 ( अ ) , दिनांक 

[ फा . सं. 437/23/2008 - सीमा - शुल्क - IV ] 
19 दिसम्बर , 2008 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण 

नवराज गोयल, अवर सचिव 
के भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) में प्रकाशित किया __ पाद टिप्पण : - प्रधान अधिसूचना संख्या 93 / 2008 - सीमा शुल्क 
गया था । 

( ग . टै ) , दिनांक 25 जुलाई , 2008 को 

का . आ . 1852 ( अ ), दिनांक 25 जुलाई, 2008 के 
NOTIFICATION 

तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II, 
New Delhi, the 14th May , 2010 

खण्ड 3 , उप - खण्ड ( i) में प्रकाशित किया गया था । 
No. 39/2010- Customs ( N. T. ) 
S . O . 1107( E). --In exercise of the powers conferred 

NOTIFICATION 
by sub - section (1) of Section 4 and sub - section (1 ) of 

New Delhi, the 14th May , 2010 
Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central 

No. 40/ 2010- Customs ( N. T . ) 
Board of Excise and Customs hereby makes the following 

S . O . 1108 (E ). -- In exercise of the powers conferred 
amendments in the notification of the Government of India , by sub -section (1 ) of Section 4 and sub -section ( 1) of 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) number 134 / Section 5 of the Customs Act , 1962 (52 of 1962), the Central 
2008 - Customs (N . T. ), dated 19th December, 2008, published Board of Excise and Customs hereby makes the following 
in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, 

amendments in the notification of the Government of India , 
Sub - section (ii ), vide number S . O . 2937( E), dated the 19th Ministry of Finance (Department of Revenue ) number 93 / 
December , 2008 , namely : 

2008- Customs ( N. T .), dated 25th July, 2008, published in 
In the said notification , for the portion beginning the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub 
with the words, " for the purpose of adjudicating " and 

_ section ( ii ) , vide number S . O . 1852 ( E ) , dated the 
ending with the words, letters and figures, " dated the 13th 25th July , 2008 , namely : 
May, 2008 ", 

In the said notification , for the words and brackets , 
the words, brackets , letters and figures “ for the purpose of " Commissioner of Central Excise (Adjudication ), Chennai”, 
adjudicating the matters relating to Show Cause Notices the words and brackets , “ Commissioner of Customs 
pertaining to Shri Sachin Dhanraj Jain ( Proprietor ), ( Seaport- Import ), Chennai” shall be substituted . 
M / s. Shree Vikran Overseas, 3 , Govind Building , Opposite 

[ F . No. 437/ 23/ 2008- Cus .-IV ] 
Heritage Hotel, Aary Road , Goregaon ( East), 

NAVRAJ GOYAL, Under Secy . 
Mumbai -400063 and others issued vide, F. No . DRI/ MZU/ ___ Foot Note : - - The principal notification No . 93 / 2008 
G /INV - 07/ 05 - 06 , dated the 13th May , 2008 and 

Customs (N . T .), dated the 25th July , 2008 was 
ShriKamlesh J. Sharma (Proprietor), M s. Dev Texpro , No . 

published in the Gazette of India , 
110 , 1st Floor, Latifabad No . 3 , Lucky Star, Jiravbai Sadia 

Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section 
Road, Parel ( E), Mumbai -400012 and others issued vide, F . 

( ii ) vide number S . O . 1852 ( E ), dated the 25th 
No. DRI / MZU/ G /INV - 08/ 05 - 06 ", shall be substituted . 

July , 2008 . 
[ F. No. 437/ 42 / 2008 - Cus. -IV ] 

अधिसूचना 
NAVRAJ GOYAL, Under Secy . 

- नई दिल्ली , 14 मई, 2010 
Note : - The principal notification was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 

सं. 41 / 2010 - सीमा - शुल्क ( गै, टै. ) 
Sub- section ( ii ) vide number S . O . 2937( E), dated 

का . आ . 1109 ( अ). -- सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 
the 19th December, 2008 . 

का 52 ) की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) और धारा 5 की उप 
अधिसूचना 

धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद 
नई दिल्ली , 14 मई , 2010 

शुल्क एवं सीमा - शुल्क बोर्ड , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
सं. 40 / 2010 - सीमा - शुल्क ( गै. टै. ) 

विभाग ) की अधिसूचना सं . 72 / 2009 - सीमा शुल्क 
का . आ . 1108( अ). - सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 

( गै.टे.) , दिनांक 30 जून , 2009 , में निम्नलिखित संशोधन करता है , 
का 52 ) की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) और धारा 5 की उप 

यथा : 
धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद 

उक्त अधिसूचना में शब्द और कोष्ठक , " आयुक्त , सीमा - शुल्क 
शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व 

( न्याय निर्णयन ) , नई दिल्ली " के स्थान पर शब्द और कोष्ठक 
विभाग ) की अधिसूचना सं . 93 / 2008 - सीमा - शुल्क 

" आयुक्त , सीमा - शुल्क , अन्तर्देशीय आधान डिपो , तुगलकाबाद , नई 
( गै. टे. ) , दिनांक 25 जुलाई , 2008 , जिसे का . आ . 1852 ( अ ) , दिनांक 

दिल्ली " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 
25 जुलाई , 2008 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II , 

[ फा. सं . 437 / 26 / 2009 - सीमा - शुल्क -IV ] 

नवराज गोयल , अवर सचिव 


[ 17 II - GUS 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


urg faunut : - 477 31feat Feu 72 /2009- 6141- ymato 

(* . * ) fata 30 F , 2009 at 
0 . 371 1557 ( 37 ) , FG Tan 30 , 2009 es 
4RG 73197, 37HTERUT I TT II, CUS 3 , 
34 - 005 ( ii) fra faham TOT ! 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May , 2010 

No. 41/2010 -Customs (N . T .) 
S . O . 1109 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of Section 4 and sub -section (1) of 
Section 5 of the CustomsAct , 1962 (52 of 1962), the Central 
Board of Excise and Customs herebymakes the following 
amendments in the notification of theGovernmentof India , 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) number 


72 /2009-Customs (N . T.), dated the 30th June, 2009, 
namely : 

In the said notification , for the words and brackets , 
" Commissioner of Customs ( Adjudication ), Delhi” , the 
words and brackets , “ Commissioner of Customs, Inland 
Container Depot, Tughlakabad , New Delhi” shall be 
substituted . 

[F . No. 437 /26 /2009 - Cus.- IV ] 

NAVRAJ GOYAL , Under Secy . 
Foot Note :- The principal notification No. 72 /2009 . 

Customs (N . T.), dated the 30th June , 2009 
was published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section 
( ii) vide, number S . O . 1557 ( E ), dated the 
30th June, 2009 . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


